निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 414 ) 


6 ज्येष्ठ 1935 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 27 मई 2013 


सं0 वि0( 27 ) पे०को0 - 72 / 2009 - 774/ विo 


वित्त विभाग 


- - - - - - - 


संकल्प 


27 मई 2013 
विषयः — दिनांक 01.4 .2007 से दिनांक 23 .9.2009 तक सेवा निवृत राज्यकर्मियों को देय उपदान की 

गणना उनके पुनरीक्षित वेतनमान में तथा 10 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने 


uGI 


के संबंध में । 


वित्त विभागीय संकल्प सं0 -819 दिनांक 23 . 9 . 2009 की कंडिका - 2 ( VI) ( ख ) के प्रावधान पर 
वेतन पुनरीक्षण की विसंगति के निराकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की कंडिका-2. 12. 3 की 
अनुशंसा “दिनांक 01 . 4. 2007 से दिनांक 23 . 9. 2009 तक सेवा निवृत राज्यकर्मियों के लिये नये दर 
पर उपदान की गणना करने हेतु संशोधित आदेश निर्गत किया जाय ” जो राज्य सरकार के विचाराधीन 
था । सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0 -819 दिनांक 23 .9 . 2009 की 
कंडिका-2 ( VI) ( ख ) में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 मई 2013 
पूर्व के प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
" 01 जनवरी 2006 के उपरान्त तथा आदेश | “दिनांक 01.4. 2007 से दिनांक 23.9. 2009 तक 
निर्गत होने की तिथि तक सेवा निवृत हुए सरकारी राज्य के सेवा निवृत कर्मियों को उनके देय उपदान 
सेवको को देय उपदान की गणना उनके की राशि की गणना पुनरीक्षित वेतनमान तथा 
अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर होगी । यह 10 . 00 लाख की अधिसीमा के अंतर्गत की 
भी स्पष्ट किया जाता है कि उनके लिये उपदान | जायेगी। " 
की पुरानी अधिसीमा ( 3. 50 लाख ) ही लागू 
रहेगी । " 


( ख ) 


का 


2 . वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 819 दिनांक 23 . 9 . 2009 की कंडिका- 2 ( VI) 
प्रावधान उक्त हद तक संशोधित समझा जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


संजीव हंस , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 414-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic .in 


